रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


. 


+ 


. 


T 


. 


. 


-TAM 


. 


ER 


. 

. 


Hi 


.. 

. 


HE 


. 
. 


. 


1. 


. 


. 


. 


. . 


. 


सभामबजगाने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 22 , 2016 / आषाढ़ 3 , 1938 
NEW DELHI , FRIDAY, JULY 22, 2016/ ASADHA 31 , 1938 


सं . 1844 ] 
No . 1844]] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 22 जुलाई , 2016 


का . आ . 2499 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1113 ( अ), तारीख 16 मार्च, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , 
खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 
के 82.000 कि . मी. से 134.500 कि . मी . (किरतपुर - बिलासपुर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / पुनरूद्धार / चार 
लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 20 मार्च, 2016 को 
" दि इण्डियन एक्सप्रेस " ( अंग्रेजी) और “ दैनिक भास्कर " (हिन्दी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


3676 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


अनुसूची 
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और मण्डी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के 82. 000 कि . मी . से 134.500 कि . मी तक 
(किरतपुर -बिलासपुर भाग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन । 


1 | 

1 


2 


3 


4 


5 


| जिले ताल्लुक गाँव 


भूमि 


सर्वेक्षण संख्या 
उप विभाजन । उप विभाजन 
से पहले 

के बाद 


का 


की 


का का 
का नाम 

| नाम । नाम 


सं . 


में 


399/ 2 


भुआइ 


399/ 2 / 1 


बिलासपुर 


खडैतर 


0. 3023 


423/ 3 


423 / 3 


(1 ) श्री 
नैना 
देवी 


424/ 2 


___ 424/ 2 


6 7 

9 
भमि 

भूमि का 

क्षेत्रफल 
हेक्टेयर 

हितबद्ध व्यक्तियों के नाम 
प्रकार | प्रकृति 

कुल भाग (48) रणजीत कुमार दर्शन 
कुमार श्याम लाल पुत्र व श्रीमती 
निर्मला दवी समभाग ( 25) भाग पुत्र व 

गोरखु (5) भाग पुत्र दया राम पुत्र 
वारानी, 

रघपत कृष्ण दास पुत्र श्रीमती शीतो 
निजी 

पुत्री श्रीमती निक्की पुत्री रघपत 
समभाग (6) भाग बग्गा पुत्र सिहणु पुत्र 
कलिया ( 6) भाग पुन्नु सन्त राम उर्फ 
निकू पुत्र शिव राम पुत्र कलिया 
समभाग ( 6) भाग 
कुल भाग ( 8 ) रणजीत कुमार दर्शन 
कुमार श्याम लाल पुत्र व श्रीमती 

निर्मला दवी समभाग ( 6) भाग बग्गा 
निजी खडैतर 0. 4179 ( 1) भाग पुन्नु सन्त राम उर्फ निकू 

समभाग (1 ) भाग हिस्सादारान वायान 
हेम राज पुत्र गणेशा पुत्र जिउणु मस्त्री 
काश्त व कब्जा मुस्त्री 
कुल भाग 132 जगतपाल पुत्र बग्गा 
राम पुत्र गेहणू 11 भाग मथरा पुत्र 

रोहला पुत्र हीरा 88 भाग कुल भूषण 
निजी खडैतर 0. 0602 कुमार पुत्र मनोहर लाल पुत्र नानक 

एक भाग श्रीमती सविता रानी पत्नी 
नीरज कुमार पुत्र देवी प्रसाद 32 भाग 
स्थानीयवासी 
कुल भाग (24 ) रागो राम जय गोपाल 

समभाग (18) भाग पुत्र व श्रीमती भाटो 
बंजर 

देवी (1 ) भाग विधवा गम्भो भरत सिंह 
| 0.0113 
कदीम 

पुत्र व श्रीमती सीमा रचना संजु देवी 
पुत्रीयां व श्रीमती प्रकाशो विधवा राम 

पाल पुत्र गम्भो समभाग ( 5 ) भाग 
| सरकार | चरान्द | 1. 6453 | हिमाचल प्रदेश सरकार 
सरकार । चरान्द - 1. 4043 

हिमाचल प्रदेश सरकार 
सरकार चरान्द | 0 . 0151 

हिमाचल प्रदेश सरकार 
गैर 

हिमाचल प्रदेश सरकार 
सरकार मुमकीन | 0. 0075 
चोई 

हिमाचल प्रदेश 
सरकार चरान्द 1. 6980 

सरकार 
| सरकार । चरान्द । 1 . 0542 

हिमाचल प्रदेश सरकार 
सरकार चरान्द | 1. 2199 

हिमाचल प्रदेश सरकार 
गैर 
सरकार मुमकीन | 0 .1054 हिमाचल प्रदेश सरकार 

सडक 
चरान्द , 

नाला, 
सरकार खडड, 1. 0053 हिमाचल प्रदेश सरकार 

बावड़ी, 
सड़क 

कुल भाग ( 5000 ) पजाब सरकार 
सरकार मुमकीन 0. 0038 | ( 3118 ) भाग पैप्सू सरकार ( 1121 ) भाग 
झील 

राजस्थान सरकार (761 ) भाग 
गैर 
सरकार । मुमकीन । 0. 1017 हिमाचल प्रदेश सरकार 

सड़क 

गैर 
सरकार मुमकीन 0.0377 हिमाचल प्रदेश सरकार 

सडक 


गरा 


142 / 2 


142/ 2 


निजी 


मेहला 
थापना 
टाली 


272 
94 
120 


272/ 1 
94/ 1 
120 


जाबल 


10 


10/ 1 


2 / 2 / 1 


सुनहान 


2 / 2 / 3 
2 / 2/ 6 


डलयार 


10/ 1 


28/1 


गैर 


सदर 


टुनहू 


41/1 


29 /1 


29/ 3 


[ 471 II - QU5 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


2 


3 


4 


5 


204 / 168 /33 


204 / 168 /33/ 1 
204 / 168 /33 /2 


6 
hr 
h 


7 

8 
erre | 0 .9977 
Herre | 0 . 0226 
TT 10 . 1102 


9 
हिमाचल प्रदेश सरकार 
हिमाचल प्रदेश सरकार 


[9T. . 11010 . / 2 / 2012 / . 37 . / 4731134 - HOST ] 
राजेश गुप्ता , उप सचिव ( भूमि अधिग्रहण व समन्वय ), 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd July, 2016 
S . O . 2499 (E ). - Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , No. S . 0 . 1113 (E ) dated the 16th March , 2016 published in the Gazette of India , extraordinary Part - II, Section 
3 , Sub - Section ( ii ) issued under Sub - Section ( 1) of the section 3A of the National Highway Act , 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Govt. declared its intention to acquire the land specified in the 
Scheduled annexed to the said Notification for building (widening / rehabilitation /four laning, etc .), maintenance 
management and operation of National Highway No . 21 on the stretch of land from Km .82 + 000 to Km . 134 + 500 
(Kiratpur-Bilaspur Section ) in District Bilaspur in the State of Himachal Pradesh ; 

And whereas the substance of the said Notification has been published in the newspaper “ The Indian Express ” 
(English ) and “ Dainik Bhaskar ” (Hindi), both dated the 20 March , 2016 ; under Sub -Section ( 3 ) of Section 3A of the said 
Act ; 

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of Sub -Section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub section (1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land specified 
in the said scheduled should be acquired for the aforesaid purpose . 

And further, in pursuance of Sub - Section ( 2 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this Notification in the official Gazette , the land specified in the said schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from km .82.000 to 

Km . 134 .500 (Kiratpur - Bilaspur Section ) of the National Highway No. 21 in the state of Himachal Pradesh . 


S .No . 


7 
Nature of 
land 


16 
Survey No. 

Type of 
Before 

land 
| Bifurcation Bifurcation 
399/2 399/ 2 / 1 

Private 


- 8 
Area in 
Hectares 


3 
Name of Name Nameof 
District of Village 

Taluk 
Bilaspur 

Bhuai 
Shri 
Naina 
Devi 


After 


( 1 ) 


0 . 3023 


Varani, 
Khadaytar 


Name of land 
owners/ Interested 
Parties 
Total share (48 ) 
Ranjeet Kumar 
Darshan Kumar 
Shyam Lal sons 
and Smt. Nirmla 
Devi equal share 
( 25 ) share son and 
Gorkhu (5 ) share 
s /o Daya Ram s/ o 
Raghpat Krishan 
Dass son Smt. 
Sheeto d / o Smt. 
Nikki d /o Raghpat 
equal share (6 ) 
share Bagga s/o 
Sihanu s/ o Kalia 
(6 ) share Punnu 
Sant Ram alias 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


6 


7 


8 


423/ 3 


423 /3 


Private 


Khadaytar 


0 .4179 


424 / 2 


42412 


42412 


42412 


Private 


Khadaytar | 0 . 0602 


Gara 


Gara 


142 / 2 


142/2 


142/2 


142 / 2 


Private 


Ron 


0 .0113 


Banjar 
Kadim 


9 
Nikku s/ o Shiv 
Ram s/o Kalia 
equal share (6 ) 
share 
Total share (8 ) 
Ranjeet Kumar, 
Darshan Kumar , 
Shaym Lal s/o and 
Smt. Nirmla Devi 
equal share (6 ) 
share Bagga (1) 
share Punnu , Sant 
Ram alias Nikku 
equal share ( 1 ) 
share partners 
Hemraj s/ o 
Ganesha s/o Jiynu 
Total share (132 ) 
Jagatpal s / Bagga 
Ram s/o Gehnu 11 
share Mathra s/o 
Rohla s /o Heera 88 
share Kulbhushan 
s /o Manohar Lal 
s/o Nanak 1 share 
Smt. Savita Rani 
w / o Neeraj Kumar 
s /o Devi Prasad 32 
share local 
residence 
Total share ( 24 ) 
Rago Ram , Jai 
Gopal equal share 
( 18 ) share son and 
Smt. Bhato Devi 
( 1 ) share widow 
Gambho Bharat 
Singh son and 
Smt. Seema, 
Racha, Sanju Devi 
ds /o and Smt. 
Prakasho widow 
Ram Pal s/o 
Gambho equal 
share (5 ) share 
Himachal Pradesh 
Govt. 
Himachal Pradesh 
Govt. 
Himachal Pradesh 
Govt. 
Himachal Pradesh 
Govt. 
Himachal Pradesh 
Govt. 
Himachal Pradesh 
Govt. 
Himachal Pradesh 
Govt. 
Himachal Pradesh 
Govt. 
Himachal Pradesh 
Govt. 


Mehla 


272 


272 


| Govt. 


Charand 


1 .6453 


Thapna 


94 


94 


Govt. 


Charand 


1 .4043 


Tali 


120 


Govt. 


Charand 


0 .0151 


120 
10 


Jabal 


10 / 1 


Govt. 


GM Choi | 0.0075 


Sunahan 


2 /2 


2 / 2 / 1 


Govt. 


Charand 


1.6980 


2 / 2 /3 


Govt. 


Charand 


1 .0542 


2 /2 /6 


Govt. 


Charand 


1.2199 


(2) 
Sadar 


Dalyaar 


10 


10/1 


Govt. 


| GM Sadak 


0. 1054 


Tunnu 


28 


28/ 1 


Govt. 


Charand , 


1. 0053 


Nala , 


Khadd, 
Bvavdi, 
Sadak 
GM Jheel 


| 41 


| 41 / 1 


| Govt. 


0 .0038 


Total share 5000 


[ TT II - WU5 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


2 


3 


4 


6 


7 


8 


| 29 


29 /1 


Govt. 


GM Sadak 


0 . 1017 


Punjab Govt 3118 
share Pepsu Govt 
1121 share 
Rajasthan Govt 
761 share 
Himachal Pradesh 
Govt . 
Himachal Pradesh 
Govt. 
Himachal Pradesh 
Govt. 


29/3 


Govt. 


GM Sadak 


0 . 0377 


204/ 168/33 


204/ 168/33/1 | Govt. 


Charand 


0 .9977 


204 / 168 /33 /2 Govt. 


Charand 0 .0226 
Total area | 10 . 1102 


[ F . N . 11010 / 2 /2012 /LA / PIU -Mandi ] 
RAJESH GUPTA , Dy. Secy . (LA & Co-ordination ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


